निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 माघ 1931 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 1 फरवरी 2010 


( सं० पटना 83 ) 


विधि विभाग 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

29 जनवरी 2010 
एस0ओ0 11, दिनांक 1 फरवरी 2010 — श्री मृत्युंजय कुमार सिंह - 1, अवर न्यायाधीश, छपरा जिनकी 
सेवाएँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार , पटना के ज्ञापांक 599 , दिनांक 19 जनवरी 2010 द्वारा 
सहायक निबंधक , बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार , पटना के पद पर नियुक्ति हेतु योगदान की तिथि से 
विधि विभाग को सौंपी गई है को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार , पटना के सहायक निबंधक के पद पर 
योगदान की तिथि से प्रतिनियुक्त किया जाता है । 
2. श्री मृत्युंजय कुमार सिंह - 1 की प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी । 

( सं०सं० - सी0 / एल0ए0 - 12 / 99/ 453/ जे0 ) 
बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 83 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


